निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 754) 


25 भाद्र 1936 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 16 सितम्बर 2014 


सं0 12 / प० - विविध - 08 - 40 / 2014 - 484 (12 ) 

स्वास्थ्य विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 

6 अगस्त 2014 
विषयः - ग्रामीण / दूरस्थ क्षेत्रों में अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा 

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ( NIOS) के संयुक्त तत्वाधान में " जन स्वास्थ्य " व्यावसायिक 
पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित करने के संबंध में । 

विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के क्रम में यह महसूस किया गया है कि ग्रामीण / दूरस्थ क्षेत्रों में 
चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य प्रदाताओं की कमी के कारण आम जनता को समुचित स्वास्थ्य परामर्श एवं लाभ नहीं 
मिल पा रहा है । ग्रामीण / दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य प्रदाताओं की अनुपलब्धता के कारण लाखों 
अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी, पुश्तैनी हकीम, बैद्य, चिकित्सकों के साथ जुड़कर अनुभव प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता आदि 
प्राथमिक उपचार एवं परामर्श इत्यादि में सक्रिय हैं एवं कई प्रकार के इलाज कर रहे हैं । 

2. चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य प्रदाताओं की इस कमी को पाटने एवं चिकित्सा तथा व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से प्रचलित स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यबल के कौशल उन्नयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य 
स्वास्थ्य समिति , बिहार के द्वारा जन - समुदाय के बीच से वैसे ग्रामीण स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के Voluntary कार्यकर्ताओं को , 
जो कई वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं , प्रथम चरण में NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, जो स्वास्थ्य , स्वस्थ पर्यावरण , संतुलित 
आहार, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य देख - रेख सहित परिवार कल्याण आदि पर परामर्श दे सकें तथा प्राथमिक उपचार 
करने में समर्थ हों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभा सकें । 

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा 
संस्थान ( NIOS ) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा में लगे अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों इत्यादि के लिए प्राथमिक 
उपचार, माता तथा शिशु स्वास्थ्य की देख - भाल एवं रोगों से निवारण इत्यादि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित 
किया जाय । यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय होगा, जिसमें प्रति प्रशिक्षण केन्द्र 25X2 = 50 प्रशिक्षु प्रशिक्षित होंगे । प्रशिक्षकों 
की व्यवस्था NIOS द्वारा ही की जायेगी । परीक्षा का संचालन NIOS के पाठ्यक्रमानुसार किया जायेगा एवं सफल 
प्रशिक्षणार्थियों को जन - स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में परीक्षा एवं प्रमाणीकरण भी NIOS के मापदण्डानुसार किया जायेगा । इस 
परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा शुल्क 150 रू0 प्रति विषय यथा 450 रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी देय होगा । पाठ्यक्रम के 
नामांकन की न्यूनतम अहर्ता दसवीं उत्तीर्ण होगी तथा प्रवेश शुल्क रू0 5000 ( पाँच हजार रूपये) प्रति प्रशिक्षु के द्वारा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 सितम्बर 2014 
देय होगी , जिसमें रू0 4000 की राशि अध्ययन संस्थान ( FRU ) में जमा होगी और जिससे वे शैक्षिक गतिविधियों को 
नियमानुसार संचालित करेंगे । शेष रू0 1000 की राशि NIOS को देय होगी, जिससे वे प्रशिक्षणार्थियों को 
पाठ्य - सामग्री, परिचय प्रत्र इत्यादि भेजेंगे । प्रथम चरण में 149 FRUs केन्द्र में प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा । 
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा । 

4. उक्त पृष्ठभूमि में राज्य में सभी के लिए स्वास्थ्य ( Health for All) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जनता 
को प्रभावी, सक्षम एवं सुलभ स्वास्थ्य संबंधी महत्त्वपूर्ण सहयोग हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के रूप 
में प्रशिक्षण देने के लिए एन0आई0ओ0एस0 द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य में 
प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ( एक वर्ष ) हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यरत 149 FRU ( First Referal Unit ) तथा 533 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा । 

5. यह कार्यक्रम जन - सामान्य के लिए अति उपयोगी होने के साथ - साथ व्यापक प्रभाव डालने वाला होगा । 
इस शैक्षिक कार्यक्रम को एक नियमित स्वरूप प्रदान करने से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित 
स्वास्थ्य कर्मियों का कौशल उन्नयन हो सकेगा एवं वे प्राथमिक चिकित्सा, माता तथा शिशु स्वास्थ्य देख - भाल एवं रोगों 
से निवारण एवं प्रबंधन एवं आपातकालीन स्थितियों के बारे में जन - समुदाय को सही जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 754 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


